शासन 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग /09/ 2013 - 2015. ” 


कुत्तासग 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत . क्रमांक जी. 2- 22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से . भिलाई, दिनांक 
30 - 05 - 2001. " 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 360 ] 


रायपुर, गुरुवार , दिनांक 20 सितम्बर 2018 – भाद्रपद 29, शक 1940 


चिकित्सा शिक्षा विभाग 
मंत्रालय , महानदी भवन , अटल नगर, रायपुर 


अटल नगर , दिनांक 12 सितम्बर 2018 


अधिसूचना 


क्रमांक एफ 3 - 71 / 2018 / नौ / 55 - 4. – राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ शासन , सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3 - 01 / 
2015 / 1 / 5, दिनांक 21 - 08 - 2018 द्वारा प्रसारित भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व . श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी के सम्मान में लिये गये मंत्रि - परिषद् 
निर्णय के अनुसरण में , निम्नांकित सारणी के स्तंभ ( 2) में वर्णित शासकीय भवनों का नामकरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख स्तंभ (3) में दर्शित 
अनुसार करता है : 


शासकीय भवन का विवरण 


शासकीय भवन का नामकरण 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगांव 


भारत रत्न स्व . श्री अटल बिहारी बाजपेयी स्मृति 
चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगांव . 


शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सभागृह , 
रायपुर 


भारत रत्न स्व . श्री अटल बिहारी बाजपेयी स्मृति 
चिकित्सा महाविद्यालय सभागृह, रायपुर . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

ए. पी . त्रिपाठी, विशेष सचिव , 


719 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , अटल नगर, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018. 


